रजिस्ट्री सं०डी० एल - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.-33004 / 99 


- 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART I - Section 3– Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 592 ] 
No. 592 ]] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जून 10 , 2005 / ज्येष्ठ 20 , 1927 
. NEW DELHI , FRIDAY, JUNE 10 , 2005/JYAISTHA 20, 1927 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली; 10 जून , 2005 
का . आ . 808 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियम और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 (1970 का 37 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 2 ) के खंड ( क ) के साथ पठित ठेका श्रम ( विनियम और उत्सादन ) केन्द्रीय नियम, 1971 की धारा 3 के उपनियम ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, डा. एस. बालाकृष्णनम राजू, 8 - 3 - 169 / 109 , दूसरा तल, श्रीनिलयम , सिद्धार्थ नगर, वेंगला राव नगर ( पोस्ट ) हैदराबाद - 500038 
को राजपत्र, में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

. [ फा . सं. एस - 16014/9/ 05 - एल डब्ल्यू ] 

. मनोहर लाल, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th June, 2005 
S . 0 . 808 ( E). - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of Sub - section ( 2 ) of Section 3 of the. Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ) , read with sub - rule (a ) of rule 3 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) CentralRules , 1971, the CentralGovernment hereby appoints Dr. S . Balakrishnam Raju , 8 - 3 - 169 /109 , 2nd 
Floor, Srinilayam , Siddardanagar, Vengala Rao Nagar (Post ). Hyderabad -500038 as Chairman of the Central Advisory 
Contract Labour Board for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette . 

[ E. No. S -16014/ 9/05 -LW] 

MANOHAR LAL , Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 जून , 2005 
का . आ . 809( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियम और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और ठेका श्रमिक के लिए उपलब्ध कार्य 
की शर्ते और फायदे तथा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) में प्रगणित अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए " पार्सल की उठाई - धराई " का कार्य 
अर्थात् पूर्वी रेल के बंडेल और श्रीरामपुर रेल स्टेशन के स्थापन में पार्सल माल की उतराई और चढ़ाई के लिए ठेका श्रमिक के नियोजन का , राजपत्र 
में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, प्रतिषेध करती है । 

[ फा. सं. एस -16014/ 220/99 - एलडब्ल्यू ] 

मनोहर लाल, संयुक्त सचिव 


1785 GI/ 2005 


__ (1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


as 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec. 3( ii)] 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 10th June , 2005 
$. O . 809 (E ). - - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act , 1970 ( 37 of 1970 ), the Central Government, after consultation with the Central Advisory 
Contract Labour Board and having regard to the conditions of work and benefits provided for the contract labour and other 
relevant factors enumerated in Sub - section ( 2 ) of said Section , hereby prohibits the employment of contract labour in the 
work of “ parcel handling” , that is , loading and unloading of parcel goods in the establishment of Bandel and Sreerampur 
Railway Station of Eastern Railways, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

[ E. No . S -16014/ 220 /99-LW] 

MANOHAR LAL , Jt. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जून , 2005 
का . आ . 810( अ ). - केन्द्रीय सरकार , ठेका श्रम ( विनियम और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और काम की परिस्थितियां और ठेका श्रम के लिए 
उपबंधित प्रसुविधाओं और उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) में प्रगणित अन्य सुसंगत कारणों को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , 
नई दिल्ली नामक स्थापना में "लिफ्टों, जेनरेटरों तथा पानी के पंपों के प्रचालन और दिन - प्रतिदिन के अनुरक्षण " के क्रियाकलाप में ठेका श्रम के 
नियोजन को , राजपत्र में , इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से , प्रतिषिद्ध करती है । 

[ फा . सं. यू - 23013 /11/ 03 -एल डब्ल्यू ] 

मनोहर लाल , संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th June , 2005 
S. O . 810 (E ).--- In exercise of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the Central Government, after consultation with the Central Advisory 
Contract Labour Board and having regard to the conditions of work and benefits provided for the contract labour and other 
relevant factors enumerated in Sub -section (2 ) of said Section , hereby prohibits the employment of contract labour in the 
activities of “ operation and day to day maintenance of lifts , generators and water pumps” in the establishment of All India 
Institute ofMedical Sciences at New Delhi, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

[ F. No . U - 23013/11/03 -LW] 
MANOHAR LAL , Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


